सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 740 राँची, शुक्रवार , 


20 सितम्बर, 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग । 


संकल्प 
13 सितम्बर , 2019 


विषय :- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत संपोषित 57989.33 लाख रु ० की लागत पर 

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त धनबाद शहरी जलापूर्ति फेज -2, परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति । 


संख्या- 05 / जलापूर्ति / धनबाद /02/ 2019/ न वि ० आ०-3770--74 वें संविधान संशोधन के आलोक में 
नगर विकास एवं आवास विभाग शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 
मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में धनबाद शहरी जलापूर्ति 
परियोजना का सूत्रण किया गया है । परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के निमित विस्तृत परियोजना 
प्रतिवेदन को दो चरणों (फेज -1 एवं फेज -2 ) में तैयार किया गया है । परियोजना के फेज -1 के अंतर्गत 
मुख्यतः कतरास क्षेत्र (वार्ड संख्या 1-13 ) तथा फेज-2 के अंतर्गत सिंदरी एवं धनबाद मुख्य शहर में 
योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना को दो चरणों में विभक्त करने 
का प्रमुख कारण अलग स्त्रोतों से प्रस्तावित वित्तपोषण एवं भूमि की सुलभ उपलब्धता है। दोनों 
चरणों में से फेज 1 की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.07.2018 को हुई बैठक 
में मद संख्या 16 के अंतर्गत अमृत योजनान्तर्गत प्रदान की गई थी । संदर्भित परियोजना फेज -2 है, 
जिसका वित्तपोषण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा । 


2 


2 . 


3 . 


4 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 
धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज -2 ) का वित्त पोषण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से 
करने के प्रस्ताव पर उपायुक्त- सह- अध्यक्ष DMFT धनबाद की अध्यक्षता में आहूत धनबाद 
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट प्रबंधकीय समिति की दिनांक -28.02.2019 की बैठक में कंडिका-1 
क्रमांक -1 अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है । ( DMFT की बैठक की कार्यवाही संलग्न 
Annexure - 1 ) 
धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज -2 के अंतर्गत मैथन जलाशय में इंटेक वेल , कांड्रा एवं 
भेलाटांड में क्रमशः 5.5 एवं 10 MLD के दो WTP समुचित वितरण व्यवस्था तथा एक GLSR 
का निर्माण किया जायेगा ताकि प्रस्तावित क्षेत्र में न सिर्फ शत प्रतिशत Network Coverage हो 
अपितु Water Pressure की समस्या का समुचित समाधान भी संभव हो सके । 
उपर्युक्त परियोजना, अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network ) के कारण उत्पन्न 
कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक की 
योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत धांगी पहाड़ी में एक 
नए जलाशय ( GLSR ) का निर्माण किया जायेगा । धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना फेज-2 के 
अंतर्गत लगभग 76079 घरों में जल संयोजन उपलब्ध कराया जायेगा। 
इस परियोजना के क्रियान्वयन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 
निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के 
आधार पर 24X7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा । 
इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा वित्त पोषित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 
राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत Model Bid Document का उपयोग किया जाएगा । 
उक्त परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि 0 द्वारा खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया 
( National Open Competitive Bidding ) के माध्यम से किया जाएगा । जुडको लि ० द्वारा 
निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य को ससमय निष्पादन कर सुयोग्य एजेंसी/ संवेदक को कार्य 

आवंटित किया जाएगा । 
प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन अवधि 36 माह निर्धारित है । 
इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित है : 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


SN 


Components 


Details 


1 


Maithon Dam 


Source 


Damodar River 


2 


5.5 MLD WTP at Kandra 


Water Treatment Plant 


10 MLD WTP at Bhelatand 


w 


Ground level Service Reservoir (GLSR ) - 1 No. 


8600KL 


4 


House service connections with meters 


76,079 Nos 


5 


45.98 Kms 


6 


6.93 Kms 


Raw Water Rising main 
Clear Water Rising main 
Distribution Network 
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition ) 


530.62 Kms . 


7 

8 


Up to GLSR outlets . 


SIRGUS JGTC ( 31HTERUT ) Pahar , 20 PAGER , 2019 


3 


10 . 


परामर्शी NJS Engineer India Pvt. Ltd. , Pune द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) 
पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदत्त है : 


SN 


Item Description 


Total Amount in INR . 


A 


CAPITAL COST 


1 


Estimate of New Intake Well at Maithon (77 MLD ) 


327,664,850.55 


98,830,535.79 


2 


Estimate of Electrical & Mechanical Components at New Intake 
Well Near Maithon Dam 


1,011,107,575.00 


3 


Estimate of Raw Water Rising Main from Maithon to Bhelatand 
WTP 


19,515,357.00 


4 


Estimate of new WTP of 5.5 MLD capacity at Kandra with 
additional Clear Water Storage of500 KL 


5 


Estimate of Electrical & Mechanical Components at Kandra WTP 


7,890,413.53 


32,513,070.10 


6 


Estimate of new WTP of 10 MLD at Bhelatand with additional Clear 
Water Storage of 1400 KL 


28,278,974.45 


7 


Estimate of Electrical & Mechanical Components at Bhelatand 
WTP 


124,373,914.00 


8 


Estimate of Clear Water Rising Main to Feed New GLSR at Dhangi 
Hill 


9 


Estimate of New GLSR at Dhangi Hill 


16,946,357.00 


Estimate of Distribution System (28 Zones ) 


10 


1,077,108,162.00 


Zone - 7 , 8 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 36 , 
39 , 40 , 41, 42 , 43 , 44 , 68 , 69, 70 , 71 & 72 


11 


Estimate of NH -32 Crossing at 5 locations 


3,637,924.00 


12 


Estimate of Railway Crossing at 3 locations 


15,703,057.00 


13 


Estimate of River Crossing at 8 locations 


28,081,216.66 


14 


House Service Connection with meter (76079 nos .) 


352,626,165.00 


15 


Compound Wall with Gate for 1 no . of Proposed GLSR 


1,057,316.00 


16 


Approach Road GLSR at Dhangi Hill ( 1310 m ) 


10,291,799.00 


17 


Instrumentation , Control & Automation (ICA ) for SCADA 


224,169,196.20 


18 


EMP and EnvironmentalMonitoring 


1,090,100.00 


163,021.04 


19 


Demolition of existing defunct structures within Proposed GLSR 
plot at Dhangi Hill 


20 


Total Capital Cost in INR :- ( A ) 


3,381,049,004.32 


21 


Total Capital Cost Including GST @ 12 % ( 1.12 * A ):- (A1) 


3,786,774,884.84 


22 


Total Capital Cost Including Labour Cess @ 1 % on (A1):- (A2) 


3,824,642,633.69 


4 


SIR QUE JGTC ( 31HTERUT ) Park , 20 fastofa , 2019 


B 


OTHER CHARGES, FEES & PROVISIONAL COSTS 


23 


JUIDCO Charges as per circular dt. 14.12.16 on (A1) 


79867749.00 


24 


DPR Consultancy Charges @ 0.97 % on (A1) 


36731716.00 


25 


PMC Charges @ 2.06 % on (A1) 


78007563.00 


26 


Provision of Cost for Railway Crossing - Railway Fees 


9000000.00 


27 


Provision of Cost for NH Road Crossing - NH Fees 


10000000.00 


231511857.92 


28 


Provision of Cost for Land Acquisition / Right ofWay / Right of Use 
- For laying 1000 mm dia Raw Water Rising Main from Maithon to 
Bhelatand WTP 


49973577.80 


Provision for Instrumentation Control and Automation at Existing 
JamadobaWTP ( 143 MLD ) and Jamunia ( 10MLD ) 


29 


Total Charges Cost in INR :- (B ) 


495,092,463.72 


30 


Total Capex (C = A2 + B ) 


4,319,735,097.41 


D 


5 YEARS EXPENDUTURE IN OPERATION & MAINTENANCE 


222348130.69 


31 


Operation And Maintenance for 1st Year excluding annual repair 
charges . 


260060484.54 


32 


Operation And Maintenance for 2nd Year (As per item No. 1 + 10 % 
of item No. 1 ) Including annual repair charges 


286066532.99 


33 


Operation And Maintenance for 3rd Year ( As per item No. 2 + 10 % 
of item No.2 ) 


314673186.29 


34 


Operation And Maintenance for 4th Year (As per item No. 3 + 10 % 
of item No.3 ) 


346140504.90 


35 


Operation And Maintenance for 5th Year (As per item No. 4 + 10 % 
of item No.4 ) 


36 


Operation And Maintenance of SCADA for 5 Years 


20,305,132.50 


3,288,152.90 


37 


Proposed WTP s Sludge Analysis & Disposal for 5 year o & M 
Period 


38 


Total O & M for 5 years: - (D ) 


1,452,882,125.00 


39 


Electricity Charges for 5 years O & M :-(DO ) 


1252306907.00 


40 


O & M excluding electricity charges (D - DO ): - (D1) 


200,575,218.00 


41 


O & M Cost including GST @ 12 % (D1* 1.12 ): - (D2) 


224644244.16 


42 


O & M Cost Including Labour Cess on (D2) @ 1 % :-(D3) 


226890686.60 


43 


Total O & M Cost for 5 years in INR ( D = DO + D3): 


1479197593.60 


D 


Total Project Cost in INR. (C + D ) 


5,798,932,691.01 


44 


Say 


5798933000.00 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 


LO 


11. 


12 . 


ख 


13 . 


उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX ) 
43197.35 लाख रु ० है और 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि 
( OPEX) 14791.97 लाख रु ० है अर्थात कुल प्राक्कलन 57989.33 लाख रु ० है । 
प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजना में Provisional Sum का प्रावधान किया गया है । जिसका उपयोग 
कालांतर में निम्नलिखित कार्यों में या आवश्यकतानुसार इसके अतिरिक्त किसी और कार्य में 
भी किया जा सकेगा : 
क - भूमि अधिग्रहण के लिए 

मैथन से भेलाटांड तक 1000 मिमि व्यास के रॉ वाटर राइजिंग मेन ( Raw water Rising 

Main ) पाइपलाइन को बिछाने के लिए युटिलिटी शिफ्टिग और राइट ऑफ वे ( Row) के लिए 
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2015 में निहित प्रावधानो के 
तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT ) का गठन एवं जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट 
(DMFT ) नियमावली, 2016 क्रमशः झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या- 854, दिनांक 
07.12.2015 एवं अंक संख्या-218, दिनांक -23.03.2016 द्वारा अधिसूचित है, जिसमें खनन 
प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY ) 
के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के चयन, योजनाओं का अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति 
के साथ न्यास कोष से राशि विमुक्ति, परियोजनाओं के क्रियान्वयन , पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण 
संबंधित प्रावधान सन्निहित है । 
योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 
357, दिनांक -03.02.2017 में स्पष्ट निर्देशित है कि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT ) के 
अन्तर्गत (PMKKKY) के तहत् योजनाओं का चयन, वार्षिक योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन 
की जिम्मेवारी पूर्णतः जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट ( DEMT) में प्राप्त होने वाली राशि के 
अन्तर्गत न्यास शासी परिषद्/ प्रबंधकीय समिति के अधीन है। इन निर्देशों को अनुपालन 
सुनिश्चित किया जायेगा । 
प्रस्तावित परियोजना के कुल प्राक्कलित राशि 57989.33 लाख रू 0 का वहन DMFT कोष से 
किया जाएगा एवं इसके लिए राशि का हस्तांतरण DMFT कोष से नगर विकास एवं आवास 
विभाग के शीर्ष 8782 Deposit Head में स्थानान्तरित किया जाएगा । 
उपरोक्त परियोजना के निर्धारित अवयवों के निर्माण हेतु चिन्हित सभी भूखंड झारखण्ड सरकार 
की हैं एवं उनके निःशुल्क हस्तांतरण के लिए संबंधित विभाग को अधियाचना प्रेषित की जा 


14. 


15 . 


16 . 


चुकी है । 


17 . 


18 . 


चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि के स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक 
होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत् कार्य आवंटित किया जाएगा । इस क्रम में 
अतिरिक्त राशि का वहन कंडिका-14 में उल्लिखित परियोजना मद से किया जाएगा । 
कार्य निष्पादन के दौरान यदि किसी अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका 
निपटारा SBD के अनुसार किया जाएगा एवं इसका भुगतान DMFT कोष से किया जाएगा । 
परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय - सीमा के लिए प्राक्कलन में कार्य 
योजना (O & M Plan) का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 
क ) रख -रखाव हेतु चयन किए जाने वाली संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है । 


19 . 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 
ख ) गुणवत्तायुक्त जलापूर्ति एवं निर्बाध सेवा के अनुरूप मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं , इन 

मापदण्डों के आधार पर ही चयनित संवेदक को भुगतान किया जायेगा। 
ग ) रख -रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित 
किए गए जल उपभोग शुल्क ( Water User Charges ) के अनुसार 

नवीनतम तकनीकों ( E 
mail,SMS आदि ) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया 
जायेगा । निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/ कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के 

माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा । 
घ ) संवेदक को रख -रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में 

उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। 
उक्त योजना प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक -11.09.2019 की बैठक में 
इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट ( DMFT ) कोष 

समस्त प्राक्कलित राशि एकमुश्त नगर विकास एवं आवास विभाग के शीर्ष 8782 Deposit 
Head में हस्तानान्तरण करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ करायी जाय । 

उक्त योजना के कार्यान्वयन प्रस्ताव पर राज्य मंत्रीपरिषद् की दिनांक -11.09.2019 की बैठक में 
मद संख्या 22 के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । 


20 . 


से 


21 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार 

सिंह 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर, 2019 


7 


Annexure - 1 


दिनाक 28.02.2010 को सपासा, धननाद की माता में धनबाद जिला नि 

फाउन्डेशन र प्रबंधकीय समिति की थैराक की कार्यवाही । 


किया गया 


उपस्थित - जी के अनुसार । 

दिनाक 28.02.2010 को उपायुका, धनबाद को ETAIT समाहरणालय Real written pes 
अपवाद जिला खानेज फाउन्डेशन 

प्रत्यकीय समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रen : 
काय प्रात आवंटन / व्यय तय सघातित योजनाजों की समीक्षा की गयी । 

विभिन्न कार्यान्वयन ऐजेसियो । विभागो से डी एम एफ 0टी के तहत योजना से संबंधित प्रा ) 
प्रस्तावों पर योजनाधार विचार करते हुए प्रबंधकीय समिति द्वारा निग्नाकिरानिर्णय लिया गया - 
(1) नगर निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 05.03.2017. 20.11.2018 तथा 16.02,2019 की बैठक में 
पारित डी ०एम० एफ 0 टी 0 निधि से कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ता। 

नगर निगम के बोर्ड को बैठक दिनांक 05.03.2017, 20.11.2018 तथा 16.02.2019 की बैठक में पारित 
डीएम0एफ 0टी 0 निधि से कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाओं में सर्वसम्मति से निम्नांकित योजनाओं पर विचार 
क्रायोजना / प्रस्ताव की विवरणी 

प्राक्कलित राशि 
डी ० एम० एफ 0 टी 0 निधि से शहरी जलापूर्ति गोजना से संबंधित प्रस्ताव 
धनबाद शहरी जलापूर्ति के लिए NUS द्वारा तैयार DPR जिसकी कुल लागत 560 

560.118 करोड़ 
करोड है की स्वीकृति का प्रस्ताव 
धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिएAPurps intra Venture P.Ltd द्वारा 

145.45 करोड 
तैयार DPR जिसकी कुल लागत 300 करोड है में से पीट पाटर शोधन एवं वितरण 
के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी कुल लागत 0 145.45 करोड़ को 
डी 0 एम 0 एफ 0 टी 0 मद से स्वीकृति का प्रस्ताव 
Supplying and Laying of 100 mm Di -K - 7 P polrom Ghus Myro to Goud Mohalla Under 19.92 लाख 
OW & S Division No. 1, Onantu 

डी 0 एम 0 एफ 0 टी 0 निति से जलापति कर क्रय का प्रस्तान 
6 अदद Eicher Pro 5016 Tnck Aikunted water tarier D000 लीटर क्षमता का क्रय 1,09,49,970.00 
करने का प्रस्ताय ( मूल्य 15.24.995.00/प्रति टैकर) 
6 अदद Echer Pro 1090 Tnck nounted water tanker 6000 लीटर क्षमता का क्रय 

70,07,406.00 
करने का प्रस्ताव ( मूल्य 11.07.90100 / प्रति टैकर) 

डी ० एम ० एफ ० टी ० निधि से शहरी आजीविका मिशन के तहत प्राप्त प्रस्ताव 
शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत डी ० एम ० एफ ० टी ० निधि से 15 करोड़ रूपये 15.00Croro 
को स्वीकृति पर विचार । 

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत एजेंसी को मुगतान का प्रस्ताव 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत चयनित ऐजेन्सी को किये जाने वाले कार्यों का 
धनबाद नगर निगम के अशदान का भुगतान डी ० एम० एफ ० टी ० निधि से करने पर 
विचार 


3 


०४६i.se-१४ 


5 


6 


7 


NIA 


प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद ते स्वीकृति के प्रत्याशा में क्रमाक 1 से 2 पर अकित 
शहरी जलापूर्ति योजनाओं कुल प्राक्कलित राशि 705.568 करोड़ का कार्यान्वयन डी 0एम0एफ 0 टी 0 निधि से 
कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा तथा उद्योग , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड सरकार की 
आधसूचना सं0 357 दिनांक 03.02.2017 की कंडिका 3(iv ) के आलोक में योजना की प्राक्कलित राशि 500 
करोड़ से अधिक होने के कारण संबंधित तकनिकी विभाग को अपने विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने 
हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया । 

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमाक 3 पर 
कित जलापूर्ति योजना कुल प्राक्कलित राशि 19.92 लाख रू0 का कार्यान्वयन नगर निगम बोर्ड से पारित 
परता की प्रति प्राप्त होने की शर्त पर कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी । 


8 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर, 2019 


प्रबंधकीय समिति द्वारा न्यास परिषद से स्वीकृति के प्रत्याशा में कमा । एक 
पूजा तु टैंकर क्रय की योजना कुल अनुमानित लागत राशि 1,70,57,37600 600 
Hary0 टी 0 निधि से करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया। 

न्यास परिषद से स्वीकृति को प्रत्याशा में क्रमांक 6 पर अकित योजना शहरी आजीवित 
को अन्तर्गत डी 0एन 0एफ0टी0 निधि से 15 करोड़ रू0 को स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया । 

न्यात परिषद ते स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमाला पर अकित टारा अपशिष्ट प्रबंधन hane 
यनित रेजेन्ती को किये जाने वाले कार्य का धनबाद नगर निगम के अंशदान का भुगतान टी0 एम 0१५ 
निधि से करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्रदान किया गया । 
(2) स्वास्थ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों में पेजलापूर्ति / शौचालय निर्माण योजना का कार्य पाप । 
निधि से कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव 

दिनांक 24.01.2019 को उपायुक्त. धनबाद की अध्यक्षता में डोरम 0 एफ 0 टी 0 निधि से कार्यादित 
योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दारथ्य / उपस्वास्थ्य केन्द्रों मेंपति 
शोचालय निर्माण योजना का कार्य डी.एम एफ.टी. निधि से कराने का प्रस्ताव 
योजना की विवरणी निन्नवत है 
कार्य का नाम 

प्राक्कलित राशि 
Construction of Residua Vierk for Water Suppty and Sanitary works in CHC ai Panca,lesa 

86025 
Back , Dhanbad district 
Construction of Residual Work for Water Supply and Sarvulary was in CHC & Ducrapur. Tundi 

49,50,1523 
Bcck.Dhanbad district 
Construktion of Ladies & Gen s Tale Contursy Kean Cente in SA) Campus 

Z6.644900 
(SHUBAHIYAR ) at TopcharchiBlock . District- Dhanbad . 
Water Supply & Deep Borrg CoriTunty Han Cenre Jhara. Icripothux ( CHASHAILA) 

5, 
Under Jhana Biock Disti- Dhanbad 
Construction cl Deep Boring . Ladies & Gen s Taid win Elsctnc and Sen.Cary werk Corkunty 
Health Centre al Govindpur Block . Dishc -Chx.bad 
TOTAL : 


1 


? 


3 


4 


5 


न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रमाक 1 से 5 पर अकित स्वास्थ्य / उपचारः 
केन्द्रों में पेजलापूर्ति / शोघालय निर्माण योजना कुल प्राक्कलित 1,52.76,264.00 रु 0 का कार्यान्वयन डीएम 
एफ.टी निधेि से कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया । 


( 3 ) डी.एम.एफ.टी. निधि से जिले के सहिया को HBNC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलया 
कराने की स्वीकृति का प्रस्ताव 

झारखण्ड , ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तनिति , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिदार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड सरकार रॉचो से प्राप्त पत्रांक 239 दिनांक 15.12.2018 के द्वारा ते सहिया को HENC किट एवं 
प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है । 

प्रबंधकीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यात परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में डी.एम एफ.टी. निधि 
जिले कसया को HENC किट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया । 


(4) जी 0 ए 0 एफ 0 टी 0 निधि से सदर अस्पताल धनदाद / स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणा / 
उपरकरी / सामगियों के कग का प्रस्ताव 

सारथ्य एव चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढिकरण हेतु टी ० एन० एफटा निधि सदर अस्पताल, 
धनाद / it थय केन्द्रों में चिकिल्ला उपकर / उपरकरों / सामग्रियों के प्रत्य संबंधी प्रस्ताव पर विचार 

कीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यान परिषद से स्वीकृति को प्रत्यासान डाएन एफटी निधि 
सदर अस्पताल धनबाद / रवारथ्य केन्द्रों में चिकित्सा उपकरणों / उपस्करा / सामग्रियों के प्रयकाय 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 20 सितम्बर , 2019 


9 


opatied 


Shamsa ghamsanlanatan vanet 0 pluration) 
५.९॥ १६ ॥ ११ ॥ ॥ 1.10 .३) २३ ॥ १ ॥१ ॥ ), 

When am | | totke tula .201931 ॥ 
inal Airtanin 

onal m mango 111010 
Not 
AtHome | KIRAN ( १॥५ ॥ । 10 ) 

27 ( 8) (14001010 


( s)in aie योजना ) whmita परताव 
AAN HAIR 
Aalota 

last uvimeaaman 
ARE MARATuneel No का रोमाग | unt 
Rechar Mantravailan Ka In 

प्राक्कलित राशि | जाविता 

(लाख में ) 
RSTTOमें लाया 
। 

7.35099 
Pाला मानिकाला लोला मलालागात 


13.99985 


समारोलागलापात गोला बार । 
सेको म सोपोर कर गजाला । 
गोमा भोहली सला पासपोला में सीप बोरिग कर पाजलापूति 
कालो 
मोररोजा गोप शरिण गार राजालापात गोगना का । 

सोला, लीराला बनासोलापनगर 


13.61862 
14.03661 
13.93561 


12.42763 
14.03628 


MARAT मनलाह में बोरिंग कर जलात काय 
पियानापोह विश्वसनासोलाएगादा टोलाजीप 
मोर जाता 


13.59018 
13.76209 


116.95806 


पा परिषद से लोन की uom शा साग सारा समति सेतोपाची प्रथा को 

हा वायत साम सभा से पाला । जलापूर्ति योजनायल पासवलित राशि 11695500 
जालकाकार्यान्यवन होमormelo 

नमकानिर्णय लिगा गया । 


(1) stvani ) is base unun ला मी ति योजना की वाला 


कार्यपालक अभियता, पेयजल ए PRIL "उला स0-2, पनवार को पा -197 दिनांक 2800 
2017ग्राम सभा से पारित KHEuster unna o जलापूर्ति योजनाओं का कान्तिा डी.एन.एम.सी 

कराने का साया है । 


पास 


Coastucet200x150 nmn as om de ADL stallation of submersinoMotor Pump 
cox stuctos of Good it.capacity 60mtr sagne RCC Waterland.com Operator Rix & Distribution 
npesine sa Panchayat Buzhamantha, village :Meredith . Toywhecht toca under DW & S Div.No. 2 


( लाख 


Dhutad 


12.49120 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 20 सितम्बर, 2019 


1246231 


13041863 


FoundMINramma3410mpRYOT.instahatauncfsubneleMotor 
Pump . 

Parudhry 
- A - Raymendra.xy 
- Haprid ( Nicefotagedharnuock under 

20UNDEI0Rs.4150madeepKYDrnR.Cnot 
submertable Motor Purnp . 
12tmasmeye 
- Bamanandna vitagr- Napandh UPSCIAL Tradharnatr Block under 
Lorstocin 
204130mm.das1 
duep HYDTestatutom of submiersible Motor Purnp . 
abustimutOODCapacityGomti 
stagingRCCWater Tank - cum- Operator RoomUDis : ribution 

Canoat Brahamadiha,vasababamtalan Tola), Topchanchi Block under 
Lostution.500-130mdas1500r.deepHYOTnstrationorsunnersible 
Motor Pump . 

den et coco tu cavably 60 mt. staging RCC Water Tank-cum - Operatot Room & Distribution 

Panchayal Brahamandha , villagoslahabad (Niche Rabidas fola), Topchanchi Block 
vaDIVASDA NO.B.Dhanbad 
Coccion et 250x150 mm 663 150 mtr. doop HIYOT. Installation of submersible Motor Pump 
Struction of 6030 m capacity 6.0maging RCC Weter Tank-cum -Operator Room & Distribution 
ReaPanchayat - Drahamanaha , vilage Koraldm Taperanchi Block under D.W &.S.DIV . No 

no 200x150 mm dia 6 150 m . deep HYDT. Irabation of submersible Molor Pump 
Son ol 6000 iv . capoty 50 mt. staging RCC ------- Tant- cum -Operator Room & Distribution 

einem Punch Brahaman village Ashansingha (Kowat Tola ). Topchanchi Block under 

WSS D.NO. 2 Oribad 
Con 200x150 

m26 150 mu doop HYDT, station of sutanarsibo Motor Pump , 
Contacamol.coop.capaoty 6.0mm.staging RCCvwater Tank - cum - operator Room & Distribution 

nei Panchayal Brahamanda, village- Ashansingha (singh Toll & Goullelal Topchanchi 
Exposure Dw... S.DV.N02.Dhanbad . 
Son of 200x150 mm da & 150 m . Geep HYDT. Instalason of subtersible Motor Pump 

Daradracaonal603018.capacity E.Dmr. staging RCCWater Tank - cum- Operator Room & Distribution 
Ppoline nPanchayat- brahamandiha , village- PathakdID . Topchanchi Block under D.W. & . S.OV.No. 


13.07512 


14.9a797 


14.11348 


1314030 


119.7a810 


प्रबंधीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से न्यास परिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में तोपचांची प्रख के 
माहगटाहा पंचायत के ग्राम सभा से पारित प्रस्तावित 9 जलापूर्ति योजनायें कुल प्राक्कलित राशि 119.7eare 
हाल ० ला कार्यान्यवन डी ० एम० एफ ० टी ० निधि से कराने का निर्णय लिया गया । 


अजमे बन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी । 


+ 


28loolis 


स 19. 
जिला खनन पदाविवारी उप विकास आयुक्त . उपायुक्त 

अध्यक्ष , 
धनबाद । 

डी ० एम ० एफ ० टी०.धनबाद । 
झापाक -461 दिनांक-02/ 03 / 2019 
सिविधि- सभी संबधित पदाधिकारियों / प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एय आवश्यक 


उपायुक्त सह - अध्यक्ष , 
डी ० एम ० पा ० टी ० धनबाद । 


झारखण्ड राज्यपाल 


के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 740 


50 


